रजिस्ट्री सं० डी - ( एम ) - 73 


REGISTERED NO. D (DN ) -- 73 


. 


.. 


स . 


. 


. 


मायाम 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 25] 
No . 25 ) 


नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 6, 1984 ( आश्विन 14, 1906 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 6 , 1984 (ASVINA 14 , 1906 ) 


( इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके ) 
(Separate paging ta giron to this part in order that it may be filed as a separate compllation ) 


भाग m...- 3 
[ PART II - SECTION 3] 


मधु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifientions relating to Mlour Adrantatrations 


संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली 


( 3 ) इस भर्ती नियम के अन्दर संघ शासित प्रदेश दादरा 

एवं नगर हवेली प्रशासन के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ 
श्रेणी की सेवाएं 1966 कहलाई जाएंगी । इसके 
बाद इस दिए गए सिद्धान्त नियम को पढते हुए संयुक्त 
परिशिष्ट " क " में जैसा कि इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है मद संख्या - 142 
का संशोधन किया गया है । 


सिलवासा, दिनांक 28 अगस्त 1984 
सं० प्रशा०/काअनु०/क/भर्ती नियम /142 -प्रशासक , 
दादरा एवं नगर हवेली भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली 
की अधिसूचना संख्या एफ - 3 ( 4 )/ 65- जी० पी० दिनांक 27 
जनवरी , 1965 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए निम्नलिखित नियम नाम द्वारा निर्धारित करते है । 
( 1 ) यह नियम दादरा एवं नगर हवेली के तृतीय एवं चतुर्थ 

श्रेणी भर्ती नियम ( संशोधन ) नियम 1984 में से 

लिया गया है । 
( 2 ) यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से ही प्रवृत माना जाएगा । 
1 - 268G1/ 84 

(163) 


प्रशासक के नाम एवं प्रादेशानुसार । 


एस० एस० कोलवेकर 

प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली 

सिलवासा 


164 


भाख का राजपत , अक्तूबर 6, 1984 ( आश्विन 14 , 1906 ) 


[ भाग IIT - यण 3 


अनुसूची-क 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


क्रमांक 
सं० 


वेतनमान 


प्रवरण 
प्रथवा 
अप्रवरण 
पद केवल 
प्रोन्नति 
पदों हेतु 


भर्ती प्रक्रिया सीधी 
अथवा स्थानान्तरण 
द्वारा तथा विभिन्न 
प्रक्रियाओं के द्वारा भरे 
जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता . 


12 


3 


. 


4 


56 


- 


- 


• 142 हिन्दी प्राशुलिपिक 

ग्रेड द्वितीय 


समय -समय पर 
मंजूरी की 
पात्रता 


तृतीय श्रेणी 
( अलिपकीय 
वर्गीय अराज 
पत्रित 


रु0 330 - 10 - 380 - चयन 
६० रो० - 12 - 500 
द० रो० - 15 - 560 


प्रोन्नति द्वारा या फिर 
सीधी भती द्वारा 


केवल सीधी भर्ती द्वारा 


आयु सीमा 


शौक्षिणिक योग्यता अपेक्षित परिवीक्षाविधि 
अर्हताएं 

यदि कोई हो 


क्या सीधी भर्ती 
के लिए विहित 
प्रायु सीमा एवं 
शैक्षिणिक 
योग्यता प्रोन्नति 
स्थानांतरण 
नियुक्ति के मामले 
में लागू होगी 


पदक्रम जिससे प्रोन्नति पदक्रम जिससे 
स्थानान्तरण किया जाना है । ऐसी परिस्थितियों 

जिसमें संघ लोक 
सेवा आयोग से 
परामर्श लेना हो 


10 


11 


___ 12 


13 


एन० ए० 
एन० ए० 


एन० ए० 


एन० ए० 


18 वर्ष से अधिक 
तथा 25 वर्ष से 
कम 


आवश्यक 
एस० एस० सी० वर्ग में 
हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण 
और हिन्दी - आशुलिपि 
में कम से कम 80 शब्द 
प्रति मिनट एवं 35 
शब्द प्रति मिनट की गति 
से हिन्दी टंकण वरीयता 
होनी चाहिए । 


हिन्दी टाइपिस्ट ( रुपये 
260 - 6 - 290 - 40 
रो - 6 - 326 - 8 - 366 
दा० रो० - 8 - 390 
10 - 400 ) मीर पांच 
वर्ष की लगातार सेवा 
उसी पद पर प्रतः 80 
शब्द प्रति मिनट की 
गति कम से कम हिन्दी 
आशुलिपि में होनी 
चाहिए । 


टिप्पणी - केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मादेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों को 
प्रवान आरक्षण प्रायु सीमा तथा अन्य रियायतों में छूट पर नियमों के किसी भी हिस्से का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

प्रशासक के नाम एवं मावेशानुसार , 

एस० एस० कोलवेकर 

प्रशासक के सचिव , 
दावरा एवं मगर हवेली, 

· सिलवासा 


भाग III - खण्ड 3 ] 


भारत का राजपन , अक्तूबर 6, 1984 ( आश्विन 14, 1906 ) 


185 


10. श्री मणीभाई अम्बालाल पटेल, सिलवासा , सदस्य 

कोटेज होस्पीटल रोड, लोक निर्माण विभाग , 
बिल्डिग निर्माण कोन्ट्रेक्टर 


प्रशासन 
संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 

( विधि अनुभाग ) 
सिलवामा, दिनांक 19 सितम्बर 1984 
सं० प्रशा०/विधि न्यूनतम मजदूरी/ 134 ( 7 )---प्रशासक 
चादरा एवं नगर हवेली न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 
( अधिनियम 1984 की संख्या - 11 ) के अधीन धारा - 7 के तहत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पहले की अधिसूचना संख्या 
प्रशा०/विधि / 134 ( 5 )/ 17/ 81 दिनांका 3 - 8 - 1981 का 
दमन करते हुए नीचे लिखे निम्न सदस्यों का इस अधिनियम के 
उद्देश्य हेतु “सलाहकार मण्डल " नियुक्त करते हैं : 
1. उप - वन संरक्षक 

प्रध्यक्ष 
दादरा एवं नगर हवेली 
2 श्री नानूभाई व वाडिया 

सदस्य 
दपाडा, दादरा एव नगर हवेली 
3. श्री बिबट जुझिम, खेड़पा , 

दादरा एवं नगर हवेली , 
4. श्री प्रवीणभाई ए० पटेल , किलवणी , 

दादरा एवं हवेली 
5. श्री लक्ष्मण बुध्यिा भोया , मोटा रान्धा , 

दादरा एवं नगर हवेली , 
6. श्री लिटिया रामजी टोकरिया , सियोनी , 

दादरा एवं नगर हवेली , 
7 . श्री चैताभाई धाकलभाई गवील, गाला , 

दादरा एवं नगर हवेली , 
8. श्री बालकृष्ण एम० रोछलानी , 

एम/ एस बी० के० टैक्सटाइल्स मिल्स , 
इन्डस्ट्रीयल इस्टेट , सिलवासा , 

दादरा एवं नगर हवेलो , 
9. श्री माधुभाई पी० पटेल , 

पी० डब्ल्यू ० डी० मार्ग निर्माण कोन्ट्रेक्टर , 
सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली 


11. श्री रविया बिज्जा पटेल , 

अथोला ( आगरीवाउ के नजवीक ) 

डाकखाना ---सिलवासा 
12. श्री रमणभाई बावलाभाई, 

बरपाड़ा 
13. श्री खुभाल रत्ना धोडी, 

प्रामली ( बालदेवी कलीया ) 
14. कार्यपालक अभियन्ता , 

लोक निर्माण विभाग , 
सिविल प्रभाग सं0 - 1 

सिलवासा , 
15. संसद सदस्य , 

दादरा एवं नगर हवेली , 


16. सरपंच, वरिष्ठ पंचायत , 

दादरा एवं नगर हवेली , 


2. बोर्ड के कार्यों का बैठक में संकलन किया जाए । यदि 
कोई इस अधिनियम की धारा - 5 के अन्तर्गत यही गठित किया गया 
है तो इस मुद्दे से सम्बन्धित सामान्य तौर पर प्रशासन की सलाह 
पर दादरा एवं नगर हवेली , के मजदूरों हेतु न्यूनतम मजदूरी की 
दरों में संशोधन कर के स्थिर करते है । 


3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपयुक्त बोर्ड में सचिव की 
हैसियत से कार्य करेंगे । 


प्रशासक के नाम एवं प्रादेशानुसार , 


एस० एस० कोलवेकर 

प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली , सिलवासा 


UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa, the 28th August 1984 
No. ADM / PS /A /RCT /142. - In overcise of the powers 
vosted in him vide Government of India , Ministry of Homo 
Affairs , Notification No . F. 3(4)/ 65 - GP dated the 27th January, 
1965, tho Administrator , Dadra and Nagar Haveli is pleased 
to make the following rules, namely : 


3 . In tho recruitment rules for Class-III and Class-IV ser 

vicos of the Administration of Union Torritory of Dadra 
and Nagar Haveli , 1966 ( hero after referred to as the Prin 
cipal Rules) entry No. 142 shall be modified as shown in 
schodulo annexed to this Notification . 


By order and in the name of the 


Administrator . 


1. These rules may be called Dadra and Nagar Haveli , 

Recruitmont to Class-III and Class- IV sorvicos. (Amond 
ment ) Rules, 1984 . 


. 


. 


S . S. KOLVEKAR, 
. Secrotary to the Administrator , 
Dadra and Nagar Havoli , 

Silvassa . 


2 . Thoy shall come into force on the date of publication in 

tho official Gazotte , 


166 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 6 , 1984 (ASVINA 14 , 1906 ) 


(PART DISK . 3 ). 


SCHEDULED 

Scalo of pay 


Sr. Name of post 


No. of post 


Classification 


No . 


Whothor solec Method of rocruitment 
tion or non -selec - whether by direct rocrult 
tion posts (fo n çat or by promotion or 
promotion post by transfer and percen 
only ) 

tage of the vacancies 
to be fuled up by various 
methods 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


A 


(1) 

(2 ) 
142. Hindi Stenographer 

(Gr. II) 


Selection 


Asmay be sanc- Class - LII (Non -minis - Rs. 330 - 10 - 380 - EB 
tioned from time trial, non -gazotted) . 12- 500 -EB - 15 -560 
to time 


By promotion failing 
which by direct recruita 
ment 


(9 ) 


NA 


Age For droct recruitment only 

Whether ago & education - Grado from which pro - Circumstances 

al qualifications prescrib - motion / transfer to be under which 
Educational & other qualifi Period of pro ed for diroct recruitment made 

UPSC is to be 
cations required bation if any. will apply in the case of 

consulted . 
appointment by promo 

tion /transfer. 
( 10 ) ( 11 ) 

( 12 ) 

(13 ) 
18 to 25 years , Essential S . S , C . or equiva 

N . A . 

NA. 

Hindi typist (Rs. 260 -6 
lent withi Hindi as a subject 

290 - E . B .-6 -326 - 8 - 366 - EB 
and with minimuin spcod of 

8 -390 - 10 - 400 ) having 5 
80 w . p . m . in Hindi Short 

years continuous regular 
hand and 35 w . p . m , in 

service in the grado, and 
Hindi typewriting . 

having minimum speed 
of 80 w . p . m . in short 

hand . 
IN B . ( 1 ) Nothing in these rules shall effect reservation or age limit and other concessions required to be provided for SC /ST and other 

special categories of persons in accordance with the orders by the Central Govt. from time to timo. 
(2) Qualifications and age limit relaxable in cxceptional cases at the discretion of tho Administrator. 


By order and in tho name of the Administrator. 


S . S . KOLVEKAR 
Secretary to the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli, 

Sliran 


ADMINISTRATOR OF DADRA AND NAGAR HAVELI 


Silvassa , the 19th Soptombor 1984 


No . ADM /LAW /MW / 134 (VI ).- In exorciso of tho 
powers conferrod by suction 7 of tho Minimum Wagos Act, 
1948 (Act No. XI of 1948) and in supression of the notification 
No. ADM /LAW /134 ( V ) /17 / 81 dated 3 -8 - 1981 , the Adminis 
trator , Dadra and Nagar Havoll, is ploasod to constituto an 
Advisory Board , constituting of tho following mombers for the 
purpose of the said Act — 
1. The Deputy Consorvator of Forests Dadra 
and Nagar Haveli , 

Chairman 
2. Shri Nanubhai Goy Wadia of Dapada, Dadra 
& Nagar Havoli 

Member 
3 . Shri Bibut Jukim of Khedpa Dadra and Nagar 
Haveli . . . 

Member 
4 . Shri Pravinbhai A . Patel, Kilwani Dadra & 

Nagar Haveli . . . . . . Member 
5. Shri Laxman Budhia Bhoya of villago Nana 
Randha , Dadra an Nagar Haveli 

Momber 
6 . Shri Litia Ramji Tokaria of village Sindoni 

( Fatherpada ) Dadra and Nagar Haveli Member 
7 . Shri Chatibhai Dhakar Gavit of villago Kala 
(Dadra and Nagar Haveli) . . . 

Mombor 
8 . Shri Balkrishna M . Rochlani of M /s Beekay 

Toxtiles Mills , Industrial Estato , Silvasga , 

Dadra and Nagar Haveli . . . . Mombor 
9 . Shri Madhubhai P . Patel P . W . D , Road cons 

truction Contractor , Silvassa Dadra and 
Nagar Haveli , 

. . . . . Momber 


10 . Shri Manbhai Ambalal Patol, of Silvama 

Cottago Hospital Road , P . W . D . Building 

Construction Contractor . . . . Mombor 
11. Shri Ravia Bljia Patel of village Athola (Noor 

Agriwad ) P .O . : Silvassa . . . . Mombor 
12. Shri RamanbhatBavlabhai of villago Khara 

dpada . . . . . . . Morbor 
13 . Shri Khushal Ratna Dhodl of vila go Amli 

(Baldovi Falla ) 
14 . The Executivo Enginoor, P.W .D . Civu Division 
No. 1 , Silvassa . . . 

. Mombor 
15 . Tho Momber of Parliamont, Dadra and Nagar 

Haveli . . . . . . . Mombor 
16. Tho Sarpanch, Varistha Panchayat, Dadra 

and Nagar Havoli . . . 

2 . The functions of the Board are to coordinate the work 
of committeo if any constituted undor Soction 5 of tho Act ibid 
and to advice the Administration generally in the mattor of 
fixing and / or rovising minimum ratcs of wages for labourers in 
tho Dadra and Nagar Haveli . 

3 . The Labour Enforcomont Officer , shall work as Socro 
tary to the abovo Board . 


By order and in the name of Administrator , 


S . S . KOLVEKAR , 
Socrotary to the Administrator , 
Dadra and Nagar Havoli, 

Silvassa 


PRINTED BY THIS MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PL , MALDAJA) 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUDUCATION ,D L1984 


